निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 1210) पटना , शुक्रवार , 28 दिसम्बर 2018 


सं० 04 / नि0अधि0 - IT कोषांग - 6 / 17 - 179 

सहकारिता विभाग 


सेवा में , 

महालेखाकार ( ले . एवं ह.), बिहार, 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

पटना, दिनांक 22 नवम्बर 2018 
विषय: 

सहकारिता विभाग अन्तर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी (IT ) के माध्यम से योजनाओं के कार्य 
संचालन तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018 - 19 में 
रू0 1,25,78 ,021 / - (एक करोड़ पच्चीस लाख अट्ठहत्तर हजार इक्कीस रूपये ) के योजना 

की प्रशासनिक स्वीकृति । 
आदेश : स्वीकृत । 

राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र ( NIC ) बिहार पटना के पत्रांक 527 / 2018 दिनांक 10 .08. 2018 के 
द्वारा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सूचना एवं प्रोद्योगिकी के माध्यम से योजनाओं के कार्य संचालन तथा प्रबंधकीय 
सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु रू0 1,25,78,021 / - (एक करोड़ पच्चीस लाख अट्ठहत्तर हजार इक्कीस रूपये ) 
योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । जिसका कार्य विवरण निम्न रूपेण है : 
Particular 

Rs. 
| No. 

Cost for Development/Customization of mobile based Paddy 75 , 78 ,125/ 
Procurement and Co -operative MIS Software application in Phase -I 
(During the first 18 month ) 
Cost For Testing , Enhancement, Maintenance , Training of Trainers 49 , 99, 896/ 
( TOT) and Hand holding support for mobile based Paddy procurement 
and Co -operative Software Application Phase - II (During the next 
18 months ) 
Total Cost of Phase- I & II 

1 , 25 ,78,021 / - | 


| S . 


2 


मोना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 दिसम्बर 2018 
मोबाईल आधारित धान अधिप्राप्ति तथा विभागीय सभी योजनाओं को आच्छादित करते हुए डैस बोर्ड , 
पैक्सों में सदस्यता हेतु निबंधन, फसल सहायता योजना, आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना, पैक्सों के 
अंकेक्षण हेतु अनुश्रवण व्यवस्था एवं सहकारी समितियों का निबंधन आदि कार्य आई0टी0 के माध्यम से 
सुचारू रूप से सम्पन्न करने की आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त परियोजना प्रस्ताव के आलोक में 
परियोजना के कार्यान्वयन करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है । 
इस परियोजना का क्रियान्वयन एन . आई. सी . स्वयं अथवा अपने अधिकृत संस्था के माध्यम से 
नियमानुसार निविदा की प्रक्रिया पूरी कर Vendor का चयन करते हुए की जायेगी । 
यह राशि मांग संख्या - 09 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष - 2425 - सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष - 00 , लधुशीर्ष 
105 - सूचना एवं प्रचार , उपशीर्ष - 0101 - सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र 
कोड - 09 - 2425001050101, विस्तृत शीर्ष 28 - व्यवसायिक सेवाएं विषय शीर्ष 04 
व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवाएं से वित्तीय वर्ष 2018 - 19 में विकलनीय होगी । 
विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक - 01.11.18 की बैठक में निहित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है । 
अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग की सहमति संचिका 04 / नि0अधि0 - IT कोषांग - 6 / 17 के 
पृष्ठ 40 / टि0 पर प्राप्त है । 

आदेश से , 
( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


6. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1210 -571 + 20 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


